निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 130 ) पटना, बुधवार , 22 फरवरी 2017 

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 


अधिसूचना 

2 जनवरी 2017 
सं० 23 — बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ की बैठक दिनांक 22 .11 .2016 की संकल्प सं० 2( S ) व अध्यक्ष महोदय के 
आदेश निदांक 23. 11. 2016 के द्वारा दमरसा इस्लामिया, औरंगाबाद वक्फ स्टेट सं० 626 को वक्फ अधिनियम 1995 की 
धारा - 65 के अन्तर्गत छ: माह या अगले आदेश तक के लिए प्रत्यक्ष प्रबंधन में लिया जाता है । 

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपर्युक्त वक्फ स्टेट का प्रशासक नियुक्त किया 
जाता है । 

अतः वक्फ अधिनियम 1995 की धारा - 51( 2) के तहत इस गजट नोटिफिकेशन द्वारा सर्व साधारण से आपत्ति 
एवं सुझाव आमंत्रित किया जाता है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं तो अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में 
30 दिनों के अन्दर अपना सुझाव या आपत्ति दे सकते है । 


Name and Address 
Madarsa Islamia Aurangabad , 
At + P. O . + District - Aurangabad, Bihar 


Wakf Estate No. 
Waqf Estante No . 626 , Aurangabad 


By Order, 
NAUSHAD AHMAD , 

Chife Executive Officer, 
Bihar State Sunni Waqf Board. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 130 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


